. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 ज्येष्ठ 1936 ( श०) 
राँची , गुरुवार 

12 जून , 2014 ( ई० ) 


संख्या 268 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
10 जून , 2014 


संख्या-3/ स्था0 - 803 / 2012 का . 6031--विभागीय अधिसूचना संख्या 3287 दिनांक 4 अप्रैल, 2012 द्वारा 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची में पदस्थापित तथा आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय , 
झारखण्ड, रांची में प्रतिनियुक्त श्री हरिशंकर प्रसाद, अवर सचिव की उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाती है । 


2. 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


योगेन्द्र दूबे , 


सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 268 – 50 | 


